रजिस्ट्री सं. डी. एल.- 33002 /99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


cove 


moun 


REGISTEREDNo. D.L. - 33002/99 


REGISTEREDN. DL-31028 


दिल्ली राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 32 ] 
No. 32] 


दिल्ली , सोमवार , मार्च 3 , 2014 / फाल्गुन 12 , 1935 
DELHI , MONDAY, MARCH 3, 2014/PHALGUNA 12 , 1935 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं. 251 

[ N. C. T. D . No. 251 


- 


. 


- - 


- 


- 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 3 मार्च, 2014 
सं . फा . 27 / 5 / 1 -न्याय / Suptaw / 304 - 307. निम्नलिखित को सामान्य जनसूचना के लिए , इसके द्वारा, प्रकाशित किया 


जाता है : 


- 


अद्यतन यथा संशोधित विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम , 1987 की धारा 6 में बनाए गये उपबंधों के साथ पठित दिल्ली विधिक सेवाएं 
प्राधिकरण नियमावली के नियम 3 के अनुसरण में , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
के परामर्श से दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के लिए पदेन सदस्यों को छोड़कर निम्नलिखित सदस्यों को नामित करते हैं : 
क्र . स. व्यक्ति का नाम 

पता 
__ 1. सुश्री अंजू तालुकदार , कार्यकारी निदेशक , एम. ए. आर. जी . 205 - 206 , द्वितीय तल , शाहपुर जट , नई दिल्ली - 110049 
2. श्री सिद्धार्थ लूथरा , अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल 

सी -2 , डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली 
3. सुश्री भारती अली , सह संस्थापक हक , ( बाल अधिकार केन्द्र ) बी - 1/2 , भूतल , मालवीय नगर , नई दिल्ली - 17 
4. डा . एम. अफजल वानी, प्रोफेसर और डीन , 

जी . जी. एस. इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका, नई दिल्ली -110078 
कानून एवं कानूनी अध्ययन स्कूल विश्वविद्यालय 
5. प्रोफेसर ( डा .) एम. पी . सिंह 

3/ 6 , रूप नगर, नई दिल्ली - 110007 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर , 

डा. सौरभ कुलश्रेष्ठ , अतिरिक्त- सचिव 


- 


- 


940 DG/ 2014 


Ho 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


mummwaimadaPand 


- 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

Delhi, the 3rd March, 2014 
No. F . 27 /5 /01- Judl. /Suptlaw /304 -307 . - The following is hereby published for general information of the 
public: 

In pursuance of the provisions contained in Section 6 of the Legal Service Authorities Act, 1987 as amended 
up to date read with rule 3 of the Delhi Legal Services Authorities Rules, 1996 , the Lt. Governor of the National Capital 
Territory of Delhi, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Delhi, is pleased to nominate the following 
Members other than Ex-Officio members for the Delhi State Legal Services Authority : 
S . No. Name of the person 

Address 
1. Ms. Anju Talukdar, Executive Director,MARG 

205 -206 , Second Floor, Shahpur Jat, New Delhi- 110049 
2. Sh . Sidharth Luthra , Addl. Solicitor General 

C - 2 , Defence Colony, New Delhi 
3. Ms. Bharti Ali, Co -founder HAQ 

B - 1/2 , Ground Floor, Malviya Nagar, New Delhi-17 
( Centre of Child Rights ) 
4 . Dr. M . Afzal Wani, Professor and Dean University CGS Indraprastha University , Sector- 16 -C , Dwarka , 
School of Law & Legal Studies 

New Delhi - 110078 
5 . Professor (Dr.) M .P . Singh 

3/ 6 Roop Nagar, New Delhi-110007 
By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of National Caital Territory of Delhi, 

DR. SAURABHKULSHRESHTHA, Addl. Secy. 
कार्यालयः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक 

आदेश 

दिल्ली, 3 मार्च, 2014 
- सं . फा . 7 ( 7 ) / 2013 - 14 / डीएससीएसटी / एससीपी / खण्ड - III / 21235. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के . . 
नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम , 2013 ( 2013 का 25 ) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समस्त निगम 
अर्थात् उत्तरी दिल्ली नगर निगम , दक्षिणी दिल्ली नगर निगम , पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्तों तथा नई दिल्ली नगर परिषद के सचिव 
और समस्त ग्यारह राजस्व जिलों के उपायुक्तों ( राजस्व ) को प्राधिकृत करते हैं । 

आगे , समस्त तीनों निगमों अर्थात् उत्तरी दिल्ली नगर निगम , दक्षिणी दिल्ली नगर निगम , पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्तों 
तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सचिव और ग्यारह राजस्व जिलों के उपायुक्तों ( राजस्व ) , उन अधीनस्थ अधिकारियों को विनिर्दिष्ट 
कर सकते हैं , जो समस्त या कुछ शक्तियों को प्रयोग तथा समस्त या कुछ कर्तव्य का निर्वहन करेंगे जो उन्हे सौंपे गए या प्रदत्त किए 
गए है और उन स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों को अधिकारी या इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा निर्वहन 
किया जाएगा। 


DEPARTMENT FOR THE WELFARE OFSC ST/OBC /MINORITIES 


ORDERS 

Delhi, the 3rd March , 2014 
No . F. 7 (7)/2013- 14 /DSCST /SCP /Vol- III /21235. - - In exercise of the powers conferred by section 18 of the 
" Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 " (25 of 2013 ), the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby authorises the Commissioners of all the three Corporations 
i.e. North Delhi Municipal Corporation, South Delhi Municipal Corporation , East Delhi Municipal Corporation and 
Secretary of New Delhi Municipal Council and Deputy Commissioners (Revenue ) of all the eleven Revenue Districts to 
ensure that the provisions of this Act are properly carried out; 

Further , the Commissioners of all the three Corporations i.e. North DelhiMunicipal Corporation , South Delhi 
Municipal Corporation, East Delhi Municipal Corporation and Secretary of New Delhi Municipal Council and Deputy 
Commissioners ( Revenue ) of all eleven Revenue Districts may, specify the subordinate officers, who shall exercise all 
or any of the powers, and performs all or any of the duties, so conferred or imposed , and the local limits within which 
such powers or duties shall be carried out by the officer or officers so specified . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. 


- 


PART IV ] 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
सं. फा . 7( 7 ) / 2013 - 14/ डीएससीएसटी / एससीपी / खण्ड - III / 21236.....हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन 
का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम , 2013 ( 2013 का 25 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा प्रत्येक निगम अर्थात् उत्तरी दिल्ली नगर निगम , दक्षिणी दिल्ली नगर निगम , पूर्वी 

सफाई अधीक्षक तथा नई दिल्ली नगर परिषद के समस्त निरीक्षक को उक्त अधिनियम के उदेश्य के लिये 
उनकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उनको प्रदत्त अथवा सौ गए सदस्य कर्त्तव्यों के लिए समस्त अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने 
तथा समस्त या किन्ही कर्तव्यों के निर्वहन के लिए "निरीक्षक " के रूप में नियुक्त करते हैं । 

___ No. E. 7 ( 7 )/ 2013- 14/ DSCST /SCP/ Vol- III/ 21236. -- In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of 
section 20 of the " Prohibition of Employment asManual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 " (25 of 2013 ), the 
Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhihereby appoints all the Sanitary Superintendents of each 
Corporation i.e . North Delhi Municipal Corporation , South Delhi Municipal Corporation , East Delhi Municipal Corporation 
and all the Sanitary Inspectors of New Delhi Municipal Council as " Inspectors" to exercise all or any of the powers , and 
perform all or any of the duties , so conferred or imposed all duties on them within their local limits for the purpose of the 
said Act. 

अधिसूचना 

दिल्ली , 3 मार्च, 2014 
सं . फा . १( 9 ) / 2013 - 14 / डीएससीएसटी / अल्संख्यक शाखा / 21237. - दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम , 1999 
( 2000 का दिल्ली अधिनियम संख्या 1 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
एतदद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत उन्हें सौ गए कार्यों के निष्पादन तथा 
के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नामित करते है , अर्थात: 
क्र . स. नाम व पता 

पद 
श्री कमर अहमद 

अध्यक्ष ( पूर्णकालिक ) 
डी - 214 , सेक्टर 47 , नोयडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 2010301 
2. श्री हरवीन्दर सिंह सरना 

सदस्य ( पूर्णकालिक ) 
रोड नम्बर 41, कोठी नम्बर 23 , पंजाबी बाग , नई दिल्ली -110026 
श्री अब्राहम एम. पटियानी 

सदस्य ( पूर्णकालिक ) 
चम्बाकासेरी पटियानीक्काल , पी , 15 - बी , जंगपुरा ऐक्सटेंशन , नई दिल्ली - 110014 . 

अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्याकाल एवं सेवा शर्ते अधिनियम की धारा 4 के अधीन तथा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग नियमावली , 
2000 के नियम 3 और नियम 4 के अधीन तथा उपबंधित होगें । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर , 

डी. एस. पंडित, सचिव ( अनु. जा / अनु.ज. जा/ अ.पि. वर्ग / अल्प. सं. ) 
NOTIFICATION 

Delhi, the 3rd March , 2014 
No. F. 9 (9 )/2013 - 14 /DSCST /Min . Br /21237.-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of Delhi 
Minorities Commission Act, 1999 , (DelhiAct 1 of 2000 ), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby 
nominates the following persons as the Chairman and the Members of the DelhiMinorities Commission to exercise the 
powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the aforesaid Act , namely : 
S. No . Name and Address 

Designation 
Sh . Qamar Ahmad , 

Chairman (Full Time) 
D - 214 , Sector 47, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 2010301 
2. Sh . Harvinder Singh Sarna, 

Member ( Full Time ) 
Road No: 41, Kothi No. 23, Punjabi Bagh West, New Delhi -110026 
3. Sh . Abraham M . Pattiyani, 

Member (Full Time) 
Chembakasery Pattiyanickal, P - 15 -B , Jangpura Extn . New Delhi-110014 

2 . The term of office and conditions of services of Chairman and Members shall be as provided under section 
4 of the Act and Rule 3 and Rule 4 of the Delhi Minorities Commission Rules, 2000 . 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of National Capital Territory of Delhi, 
D .S . PANDIT, Secy. ( SC /ST/OBC /MIN ) 


3. 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


